सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 अग्रहायण , 1939 ( श० ) 


संख्या- 963 राँची, सोमवार , 


11 दिसम्बर , 2017 ( ई० ) 


उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग 


अधिसूचना 
6 दिसम्बर , 2017 


संख्या 4161 -- आदित्यपुर टॉल ब्रिज से वाहनों के परिचालन हेतु आदित्यपुर टॉल ब्रिज कं० 
लि० एवं झारखण्ड सरकार के बीच दिनांक 27 दिसम्बर , 2007 को हस्ताक्षरित Concession 
agreement की कंडिका- 2.2 (a)(ii) एवं 11 के क्रम में आदित्यपुर टॉल ब्रिज से वाहनो के परिचालन 
हेतु Toll Rate अधिसूचना सं० 1584 दिनांक 13 जुलाई , 2011 निर्धारित की गई थी, जो आज भी लागू 
है । आदित्यपुर टॉल ब्रिज कं० लि० के पत्रांक ATB / 001 / 1440 / 2017 द्वारा दर पुनरीक्षण हेतु दिये 
गये आवेदन पर Jharkhand Highways Fees ( Determination of Rates & Collection ) Rules - 2011 एवं 
Concession of Agreement की धारा 11 .5(b) के आलोक में सेवानिवृत न्यायाधीश के अध्यक्षता में Toll 
Review committee के समक्ष रखी गई । 

उपरोक्त कमिटि के अनुशंसा के आलोक में आदित्यपुर टॉल ब्रिज पर वाणिज्यिक वाहनों 
( Commercial vehicle) के परिचालन के लिए निम्नांकित रूप में टॉल दर ( Toll rate) निर्धारण किया 
जाता हैः 


CO 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 11 दिसम्बर , 2017 


क्र० 


Vehicle Category 


Toll Review Committee cart 

निर्धारित दर रू० /वाहन 


Two wheeler/ Three wheeler 


शुन्य 


| 2 


Car/ Jeep /Van 


20 . 00 


| 3 


| Light Commercial vehicle( LCV ) 


30 . 00 


| 4 


Minibus 


30 . 00 


5 


Bus 


65 . 00 


2 Axle Truck 


65 . 00 


Multi Axle vehicle 


95 . 00 


Oversize vehicle 


125 .00 


2. उपरोक्त नई दर अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी । 


उपरोक्त दर पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश 


ह०/-( अस्पष्ट ), 

सरकार के सचिव , 
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग , 

झारखण्ड,रांची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 963-- 100 


